निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 पौष 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1381) पटना , बुधवार, 23 दिसम्बर 2015 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


- - - 


- 


- - - 


- - 


अधिसूचना 


18 दिसम्बर 2015 


सं0 1 स्था० 173/ 2015 - 2615/वि०स०। — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि माननीय 


अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने बजट प्रावधान के अंतर्गत निम्नांकित वित्तीय मामले के निष्पादनार्थ सचिव , बिहार विधान - सभा 


को शक्ति प्रत्यायोजित करने की कृपा की है : 


1. 


गैर योजना मद में आवंटन की स्वीकृति । 


2. 


गैर योजना मद में आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर । 


3. कार्यालय व्यय स्वीकृत करने की शक्ति । 


4. भविष्य निधि से अस्थायी / स्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं इससे भिन्न अन्य अग्रिम की स्वीकृति । 


5. पेंशन / उपादान / भविष्य निधि की अंतिम निकासी एवं अव्यवहृत अवकाश के बदले नगदीकरण की स्वीकृति। 


6. परिवहन भत्ता की स्वीकृति । 


7. विभागीय वाहनों की मरम्मति की स्वीकृति । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 23 दिसम्बर 2015 
अंकेक्षण आपत्ति का निराकरण ( महत्वपूर्ण । नीतिगत मामलों में माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के 


8. 


पश्चात् ) । 


सभा सचिव इस मामले में पूर्ण जिम्मेवारी ( Accountability ) के साथ वित्तीय अनुशासन का सख्ती से 


अनुपालन करेंगें । किसी संशय या भ्रम की स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय से आवश्यक निदेश प्राप्त करेंगे । 


उपर्युक्त वित्तीय मामलों का निष्पादन बिहार विधान - सभा में प्राधिकृत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से 


करेंगें । 


माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से इस प्रत्यायोजन संबंधी आदेश को कभी भी विखंडित । परिवर्तित 


किया जा सकेगा । 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


राजीव कुमार , 


प्रभारी सचिव , 


बिहार विधान - सभा , पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1381 -571 + 25 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


